VAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 पौष , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 126 राँची, गुरुवार , 


14 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


, 


वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
1 फरवरी , 2019 


संख्या- 2/ भा ० व ० से ०( स्था ०)-127/ 2014-532/व ० प ०,-- श्री लाल रत्नाकर सिंह , भा ० व ० से ०( झाः 1984 ), 
सम्प्रति अध्यक्ष , झारखण्ड जैव विविधता पर्षद , राँची को पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या -5612 दिनांक 
02 नवम्बर, 2015 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान् ( Pay Matrix Level -15) में प्रोन्नति दी 
गयी थी । सम्प्रति उन्हें दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के प्रभाव से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान् 
( Pay Matrix Level-15 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है | 

श्री सिंह को उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप Arrears of Pay भी देय होंगे । 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार दास, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 126 50 


